निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 


बिहार सरकार 


द्वारा प्रकाशित 


19 चैत्र 1936 ( श ० ) 


संख्या 15 


पटना, बुधवार , 


9 अप्रील 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-5 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग- 1 - ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी ० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा- फल, कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -7_संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


--- 


भाग - 8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


--- 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये 

आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग-9_विज्ञापन 


विनियम, 


भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


--- 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


6-6 


--- 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


--- 


पूरक - क 


7-7 


2 


बिहार गजट , 9 अप्रील 2014 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

2 अप्रील 2014 
सं ० भा ० व 0 से0 स्था 0 17 / 2011-985 / प0 व0 — श्री अभय कुमार, भा ० व० से0 ( 2000 ), वन प्रमंडल पदाधिकारी , तिरहुत 
वन प्रमंडल , मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी के रिक्त पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


- 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2014 
सं ० प्र० 1 रा ० स्था०-17 / 2013-09 - बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता (विद्युत ) प्रतियोगिता परीक्षा 
(वि 0 सं0-04 / 2011 ) के आधार पर आयोग के पत्रांक -167, दिनांक 23.09.13 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को 
सहायक अभियंता (विद्युत ) के पद पर वेतनमान पी 0 बी0-2 ( 9,300-34,800) + ग्रेड पे 5400 एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ 
ऊर्जा विभाग , बिहार, पटना के अधीन रिक्त पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्थान 
पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदस्थापित किया जाता है 
अनुक्रमांक नियुक्त होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी गृह 

पदस्थापित स्थान 
/ आयोग का नाम ( फोटोग्राफ सहित ) / पिता का जिला तिथि कोटि 

नाम / स्थायी पता 
क्रमांक 


क्र ० 


जन्म 


आरक्षण 


का मेधा 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


DSCNBOAD 


4 
बॉका 


1 . 


400848/1 


10.02. 


सामान्य 
( 01 ) 


1981 


सहायक विद्युत अभि o, 
विद्युत कार्य अवर 
प्रमंडल , गया 


2 . 


400646/2 


खगड़िया 


21.09. 


सामान्य 
( 05 ) 


प्राक्कलन पदा० , विद्युत 
कार्य प्रमंडल , पटना 


1988 


श्री पवन कुमार कापरी 
पिता - श्री प्रयाग नारायण 
साह ग्राम - जितारपुर 
पो o- महेशाडीह, 
जिला - बॉका पिन -813102 
श्री आदित्य राज 
पिता - श्री गंगाधर यादव , 
ग्राम - सरिता भवन , गंगानगर 
बहेरा , पो 0 - जमालपुर गोगरी 
थाना - गोगरी, 
जिला - खगड़िया 
पिन -851203 
श्री दीपक कुमार 
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद 
सिन्हा, ग्राम + पो 0 - चन्ढोस , 
थाना -सिगोरी जिला - पटना 
भाया – पालीगंज, 
पिन- 801110 
श्री रीतेश कुमार शाही 
पिता - श्री कौशलेश प्रसाद 
शाही, डाकबंगला रोड , 
चित्रगुप्त नगर, सीवान 
(बिहार) पिन -841226 


3 . 


400058/4 


पटना 


15.03. 


सामान्य 
( 05 ) 


प्राक्कलन पदा०, विद्युत 
कार्य प्रमंडल , 

भागलपुर 


1982 


4 . 


400402/5 


सिवान 


06.08. 


सामान्य 
( 01 ) 


1988 


सहा0 विद्युत निरीक्षक , 
विद्युत निरीक्षणालय, 
बिहार , पटना 


बिहार गजट , 9 अप्रील 2014 


w 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


5 . 


6 . 


7 . 


अनुक्रमांक नियुक्त होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी गृह 

जन्म 

आरक्षण पदस्थापित स्थान 
/ आयोग 

का नाम (फोटोग्राफ सहित ) / पिता का जिला तिथि कोटि 
का मेधा 

नाम / स्थायी पता 
क्रमांक 

6 
400987/6 श्री राज कमल 

औरंगाबाद 18.09. सामान्य सहायक विद्युत अभि 0, 
पिता - श्री कमला प्रसाद सिंह 

1978 (05 ) विद्युत कार्य अवर 
अधिवक्ता, श्री कृष्ण नगर , 

प्रमंडल , दरभंगा 
अहरि, औरंगाबाद (बिहार ) 

पिन -824101 
400086/23 | श्री अनिल कुमार 

जमुई 20.12. अनुसूचित | सहायक विद्युत अभि 0, 
पिता - श्री गिरो पासवान 

1986 जाति विद्युत कार्य अवर 
ग्राम - भट्टा, पो 0 - खरडीह 

(02 ) प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
थाना -सिकन्दरा 

अतिरिक्त प्रभार 
जिला - जमुई पिन -811315 

प्राक्कलन पदा०, विद्युत 

कार्य प्रमं 0 , मुजफ्फरपुर 
400399/24 | श्री बलवीर चन्द्र भारती 

गया 

14.01. अनुसूचित सहायक विद्युत अभि0 , 
पिता- श्री सुरेश राम , 

1981 जाति विद्युत कार्य अवर 
ग्राम - लखनपुर ,पो0- बुद्धगेरे , 

( 02) 

प्रमंडल, भागलपुर 
थाना- मोफसिल, 

जिला- गया 
400304/13 | श्री प्रणव कुमार 

भागलपुर 25.04. अत्यंत प्राक्कलन पदा0, विद्युत 
पिता- श्री राजकुमार राज, 

पिछड़ा कार्य अंचल, पटना 
ग्राम + पो 0 - राघोपुर , 
भाया - खरीक , 
थाना - परवत्ता, 
जिला - भागलपुर 

पिन- 853202 
400684/17 | श्री ज्ञान रत्न 

स्हरसा 01.01. 

अत्यंत सहा0 विद्युत अभियंता, 
पिता- श्री जगदीश पंडित , 

1983 पिछड़ा भवन निर्माण विभाग में 
वैदेही सदन (शर्मा चौक ) 

वर्ग (04) प्रतिनियुक्त 
सिमरी बख्तियारपुर , सहरसा 

पिन- 852127 
400101/9 श्री विपिन कुमार 

नलंदा 24.12. पिछड़ा सहायक विद्युत अभि 0, 
पिता - श्री भगवान प्रसाद 

वर्ग विद्युत कार्य अवर 
सिंह , ग्राम – करण विगहा, 

( 05 ) 

प्रमंडल , गुलजारबाग , 
पो ० - शंकर डीह 

पटना 
थाना - परवलपुर, 
जिला- नालंदा (बिहार ) 

पिन -803121 
2 . पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान / पदग्रहण करने के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं 


8 . 


1984 


वर्ग (04 ) 


9 . 


10 . 


1985 


होगा । 


3 . 


4 . 


यह नियुक्ति पूर्व वृत सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त की जाती है । 

प्रमाण - पत्रों के सत्यापन / संपुष्टि में प्रस्तुत किये गये प्रमाण - पत्रों से भिन्नता प्रतिवेदित होने या चरित्र / पूर्व 
वृत का प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी । नवनियुक्त 
सहायक अभियंता (विद्युत ) को सभी प्रमाण - पत्रों एवं पूर्व वृत सत्यापन के पश्चात् वेतन भुगतान किया जायेगा । 

5. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 ( तीस) दिनों के अंदर पदस्थापित स्थान पर उनका योगदान देना 
तथा योगदान की सूचना ऊर्जा विभाग को भी योगदान की तिथि से एक सप्ताह के अंदर देना अनिवार्य होगा । निर्धारित 
अवधि में योगदान नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी । 

6. योगदान के समय हाल का पासपोर्ट साईज का दो फोटो, दहेज नहीं लेने / देने संबंधी शपथ - पत्र एवं 
चल – अचल संपत्ति की विवरणी संलग्न करना होगा । 

नव नियुक्त ऐसे सहायक अभियंता (विद्युत ) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार / भारत सरकार / सरकारी 
उपक्रम में कार्यरत हैं उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग का विरमन आदेश / अनापत्ति प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । 

आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर किन्हीं उम्मीदवारों के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी 
नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी तथा इनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी । 


7 . 


8 . 


9 . 


4 

बिहार गजट , 9 अप्रील 2014 
क्रम संख्या -09 पर अंकित अभ्यर्थी ऊर्जा विभाग, बिहार में योगदान करेंगे, तत्पश्चात् प्रतिनियुक्त स्थान पर 
पदभार ग्रहण करेंगे । 
10. परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी, जिसमें विहित विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


- 


अधिसूचनाएं 

25 मार्च 2014 
सं 0 5 / टी 0 ( यॉ 0) -3-10-102 / 2014-535 - जल संसाधन विभाग के अधीन श्री भैरव नाथ झा , उपनिदेशक 
( यांत्रिक ) , डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ, पटना के दिनांक 31.03.2014 को सेवानिवृति के क्रम मे श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह , ( आई0 डी 0 कोड 
एम 0 393), कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ),सिचाई यांत्रिक रूपांकण प्रमंडल, पटना, को कामचलाउ व्यवस्था के अर्न्तगत अपने 
कर्तव्यों के अतिरिक्त उपनिदेशक ( यांत्रिक), डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ , पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है 

यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा । 

उक्त व्यवस्था दिनांक 31.03.2014 के अपराह्न से लागू होगा । 
उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा । 

संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 
विभाग को समर्पित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार सिह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन ) । 


2 . 


3 . 


4 . 


10 मार्च 2014 
सं 0 5 / टी ० ( यॉ ०) -3-10-102 / 2014-40 / सं० स० प्र ० को ० - जल संसाधन विभाग के अधीन श्री संत कुमार सिंह, 
कार्यपालक अभियंता ( यॉत्रिक) , सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल , मोहनियाँ के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप 
श्री शिवेन्द्र शर्मा, ( आई0 डी 0 कोड एम 0 543 ), कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल,दीघा, पटना, को कामचलाउ 
व्यवस्था के अर्न्तगत कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ), सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल , मोहनियाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से कार्यपालक अभियंता ( यॉत्रिक ) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः 
समाप्त हो जाएगा । 

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 
उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा । 

श्री संत कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक ), सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल , मोहनियाँ का प्रभार अविलम्ब श्री 
शिवेन्द्र शर्मा कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक), को सौपेंगें । 

श्री संत कुमार सिंह की अनुपस्थिति की स्थिति में श्री शर्मा सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, मोहनियाँ का प्रभार स्वतः 
ग्रहण करते हुए प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार सिह, संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 


2 . 


| 


3 . 


4 . 


5 . 


बिहार गजट , 9 अप्रील 2014 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 
2 अप्रैल 2014 


सं 0 यो 03 / 3-16 / 99-1305 / यो 0 वि 0 - श्री संजय कुमार झा भूतपूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद को विभागीय 
अधिसूचना सं0 2842 दिनांक 10 जुलाई, 2013 के द्वारा बिहार राज्य योजना पर्षद , पटना में सृजित सदस्य समाजिक प्रक्षेत्र 
के पद पर नियुक्त किया गया है । उनके पीत पत्र संख्या 0 दिनांक 02.04.2014 द्वारा प्रेषित स्वेच्छित त्याग पत्र दिनांक 02. 
04.2014 के पूर्वाहन् से स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय प्रकाश, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 9 अप्रील 2014 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 690 — सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मैं पुष्प कुमार प्रधान आज दिनांक 25.11.2013 से पुष्प कुमार 
श्रेष्ठ, पिता - लोक बहादुर श्रेष्ठ, वि ० सै ० पु०-1 कैम्प, बि ० भी ० कॉलेज, पटना -800014 के नाम से जाना एवं पहचाना 
जाऊँगा । 


पुष्प कुमार प्रधान । 


सं ० 432 — मैं अवनी कुमार चौधरी, पिता - स्व ० साधो प्रसाद चौधरी, पता - बी ० 402 , केदारकुंज अपाईमेंट, रोड नं०-1, न्यू 
पाटलीपुत्रा कोलोनी, पटना -800013, शपथ पत्र संख्या 98 दिनांक 01.01.2014 द्वारा मेरे पुत्र का नाम जो कि पहले आकाश था वह अब 
आकाश कुमार चौधरी के नाम से जाना जायेगा । 


अवनी कुमार चौधरी । 


- 


No.- 432_I Awani Kumar Choudhary , S/ O Late Sadho Prasad Choudhary, Address 
B -402 , Kedarkunj Apartment Road No.- 1 , New Patliputra Colony , Patna 800013 , vide affidavit 
No. 98 , dated 01-01-2014 declared that my son name which was AAKASH would be now 
known as AAKASH CHOUDHARY . 

AWANIKUMAR CHOUDHARY . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 01 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 अप्रील 2014 


7 


बिहार 


ग 


जट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 


960 


अधिसूचना 

11 मार्च 2014 
सं 0 अ 0 नि 0 (02) 10 /2013/ नि 0 सं 0 283 -विभागीय अधिसूचना सं 0 

दिनांक 
द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रसाद चौधरी , 

प्रसाद चौधरी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी , 
अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालन्दा ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन 
अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय प्रमंडलीय अभियोजन कार्यालय , गया निर्धारित किया गया 


09.10.2013 


है । 


09.10.2013 


2. विभागीय अधिसूचना सं 0 
960 दिनांक 

को आंशिक रूप से 
संशोधित करते हुए श्री वीरेन्द्र प्रसाद चौधरी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी(निलंबित ) का 
निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला अभियोजन कार्यालय , गया निर्धारित किया जाता है । श्री 
चौधरी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
3. शेष बातें पूर्ववत रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 01 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


